सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 8 माघ, 1937 ( श०) 


संख्या 446 राँची , बुधवार , 


17 फरवरी , 20 16 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 


27 जनवरी, 2016 
संख्या- 1/ पी0 - 103 / 2015 का .. 657 -- विशेष सचिव , जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची के पद पर 
पदस्थापित श्री बाल मुकुन्द झा , भा . प्र. से . ( झाः2002) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
निबन्धन महानिरीक्षक , झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

यह अधिसूचना दिनांक 01 फरवरी, 2016 से प्रभावी होगी । 
संख्या- 1/ पी0- 103/ 2015 का .- 658-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत् श्रीमती राजेश्वरी बी. , भा . प्र. से . 
( झाः2011 ) को अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, झारखण्ड सर्व शिक्षा अभियान, रांची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है | 
___ यह अधिसूचना दिनांक 01 फरवरी, 2016 से प्रभावी होगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 446 - 50 । 


